निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 921 ) पटना , वृहस्पतिवार , 13 अगस्त 2015 


सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 अगस्त 2015 

बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली 2015 
सं0 प्रेस ( शाखा) 254 / 2014 - 387 / सू०ज०स०वि० — भारत के संविधान के अनुछेद 162 के परंतुक द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के मिडिया कर्मियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन दिये 
जाने हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधीन पेंशन को प्राप्त करने हेतु पात्रता, पेंशन की राशि , अवधि एवं अन्य 
शर्तों को विनिश्चत करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं आरंभ - यह नियमावली "बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली, 2015 कही 
जा सकेगी । 

(1 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

यह नियमावली निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा । 
( 3) राज्य सरकार समय - समय पर इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार 

संशोधन कर सकेगी । 
2. परिभाषाएं:- इन नियमावली में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , - 

( क ) “ सरकार " से अभिप्रेत है, " सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग , बिहार सरकार, बिहार, पटना । 
( ख ) “ सचिव / प्रधान सचिव " से अभिप्रेत है, " सचिव / प्रधान सचिव, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग | 

"निदेशक " से अभिप्रेत है निदेशक , सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग । 
मीडिया कर्मी ( पत्रकार) से अभिप्रेत है; (i) वह व्यक्ति ( यथाः पत्रकार / छायाकार / संपादक / 
समाचार संपादक / उप संपादक / व्यंग चित्रकार , जो किसी दैनिक / सप्ताहिक / पाक्षिक समाचार 
पत्र / पत्रिका / समाचार एजेंसी / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / न्यूज पोर्टल / न्यूज चैनल / न्यूज एजेंसी 
आदि में कार्यरत रहे हों ), (ii) जो बिहार राज्य के निवासी एवं निवासरत हो तथा बिहार राज्य के 
किसी पत्र - पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित या स्वतंत्र नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हों 
एवं आयकर दाता नहीं हों । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2015 
3. पत्रकार पेंशन योजना की पात्रता - यह नियमावली समस्त मीडिया कर्मी के लिए लागू होगी जो बिहार 
राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य में निवासरत हो , तथा 

(i ) किसी पत्र - पत्रिका या मीडिया चैनल में नियमित पत्रकार के रूप में कम - से - कम 20 वर्षों तक 

सवैतनिक / पारिश्रमिक / मानदेय पर कार्योंपरान्त सेवानिवृत हो चुकें हों तथा पेंशनधारी न हो तथा 

सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग में इस योजना हेतु पंजीकृत हो । 
( ii ) किसी पत्रिका या मीडिया चैनल में स्वत्रंत पत्रकार के रूप में कम - से - कम 20 वर्षों के कार्योंपरान्त 

सेवानिवृत्त हो चुके हों तथा सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग में इस योजना हेतु पंजीकृत हो । 
( iii ) जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । 
(iv) जिन्हें राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन राशि प्राप्त नहीं हो रही हो । 
( v ) जो आयकर दाता न हों । 

(vi) आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायाफ्ता नहीं हो । 
4. बिहार पत्रकार पेंशन योजना की राशि - 

( क ) बिहार पत्रकार पेंशन योजना की राशि रुपये 5000 / - (पाँच हजार) प्रतिमाह होगी । 
( ख ) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग , बिहार, पटना द्वारा पत्रकार पेंशन योजना की राशि का 

भुगतान पत्रकार पेंशन योजना के लाभुक को बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा । 
5. बिहार पत्रकार पारिवारिक पेंशन योजना : - पत्रकार पेंशन योजना लाभुक की मृत्यु के उपरांत उनके 
परिवार को प्रतिमाह 2500 / - ( दो हजार पाँच सौ ) रुपये की राशि पेंशन के रूप में देय होगी 

पत्रकार के पारिवारिक व्यक्ति पत्रकार पारिवारिक पेंशन योजना के लिए निम्न क्रमानुसार पात्र होंगे : 
( क ) मृतक की विधवा / पति 
( ख ) पुत्र / पुत्री (नाबालिग ) 
(ग ) मृतक के आश्रित पिता / माता ( मृतक पेंशनधारी की पति / पत्नी / पुत्र / पुत्री के नहीं रहने की स्थिति में ) 

6. पत्रकार पेंशन योजना की अवधि - पत्रकार पेंशन योजना प्रारंभ में पाँच वर्ष के लिए दी जाएगी तथा 
योजना स्वीकृति के पाँच वर्ष पश्चात् उपर्युक्त नियम 8 (ग ) में उल्लिखित समिति द्वारा सभी प्रकरणों की समीक्षोपरान्त 
योजना को अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी । 

7. पत्रकार पेंशन योजना की प्रभावशीलता - बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य में निवासरत हो तथा 
बिहार राज्य के किसी पत्र - पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित या स्वतंत्र नियोजन से सेवानिवृत्त , आयकर दाता न 
हों एवं किसी आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायफ्ता नहीं हो एवं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली 
हो , पत्रकार पेंशन योजना के पात्र होंगे । मात्र आवेदन जमा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वे पत्रकार पेंशन योजना 
के लाभ हेतु पात्र है । निदेशक, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात् , पत्रकार 
पेंशन योजना स्वीकृत करने संबंधी आदेश निर्गत की तिथि से यह योजना प्रभावी होगी । 

8 . बिहार पत्रकार पेंशन योजना की अन्य शर्ते : 
( क ) पात्र पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में बिहार पत्रकार 

पेंशन योजना की राशि जमा की जा सके । 
पत्रकार पेंशन योजना की स्वीकृति के लिए संबंधित मीडिया कर्मी को विहित प्रपत्र में 
आवेदन - पत्र निम्नलिखित कागजात आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए 

निदेशक , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करना होगा । 
(i) कार्यानुभव से संबंधित शपथ - पत्र; 

जिस संस्थान में पत्रकार / छायाकार कार्यरत हो उनके संपादक / व्यवस्थापक / प्रबंधक की 

अनुशसा; 
( iii ) वेतन / मानदेय / पारिश्रमिक सत्यापन हेतु संस्थान द्वारा निर्गत टी०डी०एस०, 


(iv ) आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण ( शपथ पत्र) ; 
( v) पत्रकार को संस्थान द्वारा किसी भी तरीके से दिये गये पारिश्रमिक संबंधी कागजात , 

पत्रकार पेंशन योजना की स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग की 
अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि का गठन निम्नरुपेण किया जायेगा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2015 


स्क्रीनिंग कमिटि 


नाम / पदनाम 


अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य 

सचिव / सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


| निदेशक , सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 
(iii ) | प्रधान सचिव / सचिव , वित्त विभाग या उनके द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी 


सदस्य 


(1V ) | प्रधान सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग या उनके द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी 


सदस्य 


सदस्य 


हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू दैनिक समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के छ: प्रतिनिधि 
(हिन्दी - दो , अंग्रेजी - एक , उर्दू- एक एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के दो प्रतिनिधि ) 


( च) 


( V1) | प्रभारी पदाधिकारी ( प्रेस ), सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 

सदस्य सचिव 
( घ) स्क्रीनिंग कमिटि प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अनुशंसाएँ देगा । स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा मान्य 

करना विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होगा । 
(ड.) उक्त स्क्रीनिंग कमिटि में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को शामिल किया जायेगा । नामित 

सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा । तत्पश्चात पुनः नामित करने की स्वभाविक प्रक्रियानुसार 
सदस्य नामित किये जायेंगे । कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग कमिटि के नामित सदस्य के रूप में केवल एक 
बार ही नामित होंगे । 
बैठक समिति के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से आहूत की जायेगी । अध्यक्ष की अनुमति से 
उपाध्यक्ष भी बैठक आहूत कर बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे । स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक 
आवश्यकतानुसार आहूत की जायेगी । 
पत्रकार पेंशन योजना की पात्रता स्वीकृति के बाद भी इसे किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार 
सरकार के पास सुरक्षित होगी । यदि कोई लाभार्थी आपराधिक मामले में या किसी अन्य मामले में 
सजायाफ्ता हो जाता है तो उसे मिल रहे पेंशन के लाभ को जारी रखने पर विभाग द्वारा पुनर्विचार किया 

जायेगा । 

9. इस योजना के अन्तर्गत पात्र मीडिया कर्मियों को पत्रकार पेंशन योजना स्वीकृत कराने हेतु अनुषंगिक 
कार्रवाई निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अनुमोदनोपरान्त प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस) - सह - सदस्य सचिव द्वारा 
की जायेगी । 

10 . यदि स्क्रीनिंग कमिटि को यह पता चले कि गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृति हो गयी हो अथवा 
वित्तीय सहाय छल - साधन कर के प्राप्त किया गया है तो पत्रकार पेंशन योजना की स्वीकृति किसी भी समय रद्द कर 
दी जा सकती है । 

11. प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग इस नियमावली के अधीन बिहार पत्रकार पेंशन के 
स्वीकृति पदाधिकारी होंगे । 
12. राज्य सरकार इन नियमों में कोई भी आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत , 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 अगस्त 2015 

परिशिष्ट - क 
(बिहार पत्रकार पेंशन योजना से वित्तीय सहाय्य हेतु आवेदन प्रपत्र ) 


सेवा में , 


संयुक्त / उप / सहायक निदेशक (प्रेस ) 
सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग, 
बिहार, पटना । 
जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, 


द्वारा: 


मोबाईल नं० 


1. आवेदक का पूरा नाम 
2. पिता का नाम 
3. जन्म तिथि 

पता 
( क ) आवासीय पूरा पता 
( ख) पत्राचार का पूरा पता 

(ग ) दूरभाष संख्या - 
5. मीडिया का नाम 
6. मीडिया का पूरा पता 
7. आवेदक का पदनाम 
8 . कार्यरत स्थल 
9. सभी सूत्रों से वार्षिक आय 
10. पत्रकारिता का अनुभव 

( जहाँ - जहाँ कार्य किए हैं उनकी विवरणी के साथ साक्ष्य संलग्न करें ) 


संलग्न है या नहीं 
हाँ / नहीं 


11. पत्रकार के आश्रितों के संबंध में 

( क ) नाम 
( ख ) आवेदक से संबंध 
( ग) आयु 

( घ ) आयु से संबंधित कागजात संलग्न करें 
12. कागजात जो संलग्न किये जाते है: 

संलग्न कागजात 
(i) आवासीय प्रमाण पत्र 
( ii ) बैंक खाता विवरणी 
(iii ) कार्यानुभव से संबंधित शपथ पत्र 
( iv) जिस संस्थान में पत्रकार / छायाकार 

कार्यरत हो उनके संपादक / व्यवस्थापक 
/ प्रबंधक की अनुशंसा 
वेतन / मानदेय / पारिश्रमिक सत्यापन हेतु 

संस्थापन द्वारा निर्गत टी०डी०एस० 
( vi ) आयकर दाता न होने का प्रमाण ( शपथ पत्र) 


हाँ / नहीं 
हाँ / नहीं 


हाँ / नहीं 


हाँ / नहीं 


हाँ / नहीं 


बिहार गजट ( असाधारण), 13 अगस्त 2015 


( vii ) पत्रकार को संस्थान द्वारा किसी भी तरीके 

हाँ / नहीं 
से दिये गये पारिश्रमिक संबंधी कागजात । 
( viii ) किसी आपराधिक मामले या किसी अन्य 

हाँ / नहीं 
मामले में सजायाफ्ताव नहीं होने का 

स्वघोषणा पत्र 

13. आवेदक को किसी अन्य स्रोत से पेंशन / अन्य स्रोत से सहायता राशि मिलती है तो किस स्रोत से कितनी 
राशि मिली है उसका घोषणा पत्र एवं साक्ष्य की फोटो प्रति: 

14. प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त अंकित सभी विवरणी मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य है । 


स्थान: 


( आवेदक का हस्ताक्षर) 


तिथि: 
पत्रांक / ज्ञापांक.. 


..दिनांक -.. 
आवेदन अनुशंसित एवं अग्रसारित । 


जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी । 


परिशिष्ट - ख 

अनुशंसा 


श्री / श्रीमती / सुश्री... 

पदनाम. 
मिडिया का नाम.... 

...... कार्यरत स्थल . 

................ के आवेदन में वर्णित तथ्यों 
के संबंध में मेरे द्वारा आवश्यक छानबीन कर ली गयी है जिस संबंध में मेरा प्रतिवेदन निम्नांकित है : 

( 1) आवेदक बिहार पत्रकार पेंशन योजना से आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र हैं । 
(2) आवेदक स्वर्गीय श्री / श्रीमती.. 

............ पत्रकार / 
छायाकार की विधवा, पति , बेरोजगार पुत्र / बेरोजगार कुंवारी पुत्री जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है / पिता / माता हैं एवं 
उनके आश्रित हैं ( जो लागू नहीं हो उसे काट दें) । 

(3) आवेदक की आयु उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अनुसार अथवा उसके द्वारा दर्शाए 
गए अन्य सुसंगत अभिलेख के अनुसार..................वर्ष है । 
आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतो से...... 

... रू० है । 
आवेदक द्वारा दिये गए तथ्य एवं प्रपत्र की विवरणी मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही है । 


अनुशंसाकर्ता का हस्ताक्षर 


पूरा नामः 


पदनाम: 


तिथि : 


ET TOE ( 37STETU ), 13 31ta 2015 

The 12th August 2015 

Bihar Journalist Pension Scheme Rules 2015 
No . Press ( Section ) 254 / 2014 - 387/IPRD — In exercise of the powers conferred by 
article - 162 of the Constitution of India , the Governor of Bihar frames the following rules for 
the determination of the eligibility to obtain the pension , amount of pension , period and 
other conditions to give pension and family pension to the media persons of the state under 
the Information & Public Relation Department: 

1 . Short title, extent and commencement. — These rules may be called " Bihar 
Journalist Pension Scheme Rules 2015 ". 

( 1) It shall extend to whole of the state of Bihar . 
(2 ) It shall come into force from the date of issue. 
( 3) The state government shall review the implementation of this policy and as 

required shall make amendments , from time to time. 
2 . Definitions. — Unless otherwise required in the context in these rules - - 
(a ) "Government" means " Information & Public Relation Department, Govt. 

of Bihar, Patna " . 
(b ) " Principal Secretary / Secretary " means " Principal Secretary /Secretary , 

Information & Public Relations Department" . 
( c ) " Director" means, Director, Information & Public Relations Department." 

"Media person ( Journalist)" means ; (i) The person (i.e . journalist 
photographer/editor/news editor/ deputy editor/ cartoonist), working in any 
daily /weekly / fortnightly magazine/ news agency / electronic media / news 
portal/ news channel etc , ( ii ) Who is a resident of Bihar and resides in 
Bihar and is retired from any regular or independent ( freelance ) 
employment of from any magazine or media channel of Bihar and who is 

not an Income tax payee . 
3 . Eligibility for Journalist Pension Scheme. These rules will be applicable to 
all those media person , who are residents of Bihar and reside in Bihar, and 

(i) Retired from any magazine or media channel after working as a regular 

journalist on salary / remuneration / honorarium for at least 20 years and is not 

a pension holder and is registered under the I & PRD for this scheme. 
( ii ) Retired after working at least 20 years as an independent (freelance ) 

journalist in any magazine or media channel and registered in the 

Information & Public Relations Department for this scheme. 
(iii ) Must have attained an age of 60 years . 
(iv ) He/ She should not be getting any pension from the State Government. 
(v ) He/ She must not be an Income tax payee . 

(vi) Must not be convicted under criminal case or any other cases. 
4 . Amount of Bihar Journalist Pension Scheme: 
(a ) The amount of Bihar Journalist Pension Scheme will be Rs. 5000 / (five 

thousand ) per month . 
(b ) The amount of Bihar Journalist Pension Scheme will be provided to the 

beneficiaries of this scheme through the bank accounts by the Director , 

Information & Public Relations Department. 
5 . Bihar Journalist Family Pension Scheme. After the death of beneficiary of 
the Bihar Journalist Pension Scheme, Rs. 2500 /- (two thousand five hundred ) per month as a 
family pension will be payable to their family . 


fabR JUIC (3THEIRUT), 13 Horta 2015 


For the Bihar Journalist Pension Scheme persons of the family member will be 
eligible in the following order : 

(a ) Widow /husband of the deceased 
(b ) Son /Daughter (minor) 
(c ) Dependant father /mother. (in case of absence of husband/ wife /son /daughter 

of the deceased pension holder). 
6 . Period of Bihar Journalist Pension Scheme. Initially Journalist Pension 
Scheme it will be initiated for five years and after review by the committee mentioned in 
the rule 8 ( c ), it may be extended for next five years. 

7 . Effectiveness of Bihar Journalist Pension Scheme. Those media persons, 
who are residents of Bihar and are residing in Bihar and retired form any regular or 
independent (freelance) employment, of any magazine or media channel of Bihar , who is 
not an income tax payee , is not convicted for any criminal or other charges and has 
completed 60 years of age, will be eligible for benefit of the Bihar Journalist Pension 
Scheme. Mere submission of application form will not mean that they are eligible for the 
benefit of the Journalist Pension Scheme. The scheme will be effective from the date of 
issue of the order by the Director IPRD after completing all necessary formalities relating to 
sanctioning of the Journalist Pension . 

8 . Other Condition of Bihar Journalist Pension Scheme: 
(a ) Eligible journalists will have to open a saving account with any bank , 

so that the amount of Bihar Journalist Pension Scheme may be deposited 

in it. 
(b ) For sanctioning of Bihar Journalist Pension Scheme, the concerned media 

person will have to submit the duly filled application form , attaching 
along with following documents with the application to the Director , 
Information & Public Relation Department: 
(i) Affidavit, related to work experience; 
(ii) Recommendation of the editor/ organizer/manager of the concerned 

organization , where the journalist/ photographer has worked ; 
(iii) T.D .S issued by agency/ organization for the verification of 

salary /honorarium / remuneration ; 
( iv ) Proof of not being an income tax payee ( attach affidavit ); 
( v ) Any document provided by the organization to the journalist 

regarding remuneration ; 
( c ) A high level Screening Committee under the Chairmanship of Principal 

Secretary / Secretary , Information & Public Relations Department for the 
sanctioning of Bihar Journalist Pension Scheme will be constituted as 
follows 

Screening Committee 
Name/Designation 

-Chairman / Vice - Chairman 

Member Secretary /Member . 
Principal Secretary / Secretary , IPRD 

- Chairman 
(ii) Director , IPRD 

Vice Chairman 
Principal Secretary /Secretary , 
Finance Deptt. or one officer nominated by them - Member 


11) 


- No 


PER TOT ( 3TRATETU ), 13 314a 2015 
(iv ) Principal Secretary /Secretary 

Labour Resources Department or 
one officer nominated by them 

- Member 
(v) Six representations of Hindi/ English / Urdu 

daily news paper and electronic channel 
(Hindi- 2 , English - 1 , Urdu - 1 and 2 representatives 
of electronic channel) 

Member . 
(vi) Officer In - Charge ( Press ), IPRD 

- Member Secretary 
(d ) After due scrutiny of the received applications the Screening Committee 

will give their recommendation . The recommendation of the Screening 

Committee will not be mandatory for the Department. 
(e ) Representatives of the print or electronic media will be included in the 

said Screening Committee . Tenure of nominated members will be one 
year. Thereafter, members will be nominated by a normal procedure . A 
member of the screening committee may be nominated for once only . 
The meeting of the Screening Committee shall be convened by the 
Member Secretary after the approval of the Chairman . With the prior 
permission of the Chairman , the Vice Chairman may also convene and 
preside the meeting. The meeting of the Screening Committee shall be 

convened as required . 
( g ) The Government reserves the right to cancel the eligibility of a journalist 

under the Journalist Pension Scheme even after granting it. The 
Government shall reconsider to continue the pension to a beneficiary who 

is convicted under criminal charges or other charges. 
9 . Officer -in - charge (Press ) -cum Member Secretary may , after the approval of the 
Director IPRD , take incidental actions for sanctioning the pension to the eligible journalists, 
under this scheme. 

10 . If the Screening Committee comes to know that pension has been sanctioned on 
the basis of wrong facts or if the financial assistance has been taken fraudulently , the 
approval may be cancelled any time. 

11 . Under these rules Principal Secretary / Secretary , Information & Public Relations 
Department shall be the sanctioning authority of the Bihar Journalist Pension Scheme. 

12 . State Government shall be the competent authority to bring about any changes 
in these rules . 

By order of theGovernor of Bihar , 

PRATYAYA AMRIT , 
Secretary to the Government. 


fa R JGIC (3THERUT), 13 370lta 2015 


Annexure - " A " 
(Application Form for Monetary Assistance under Bihar Journalist Pension Scheme) 


To , 


The Joint/ Deputyl Assistant Director ( Press) 
Information & Public Relations Department, 
Bihar , Patna . 
The District Public Relations Officer 


Through : - 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


12 . 


Full Name of the Applicant 
Father s Name 
Date of Birth 
Address 
Full Residential Address 
Full Address for Communication 
Telephone No - 

Mobile No 
Name ofMedia 
Address of the Media 
Place of working 
Annual Income from all Sources 
Experience of Journalism 
( Attach the details along with its proof) 
Dependants of Journalist 
Name 
Relationship with Applicant 
Age 
Attach documents related to age 
Documents to be attached ; 
Attached Documents 

Attached or Not 
Residential Certificate 

yes/no 
Details of Bank Account 

yes/ no 
Affidavit of work experience 

yes /no 
Recommendation of the editor/organizer/ 
Manager of the concerned agency where 
the journalist/photographer , worked 

yes /no 
T . D . S for the verification of Salary / 
Honorarium / Remuneration 

yes/no 
Proof of not being an income 

yes/no 
tax payee ( attach affidavit ); 
Documents related to payment of remuneration 
by any means given by the organization to the 
Journalist by agency through any means 

yes/no 
Self Declaration regarding non conviction in 
any charges or criminal charges . 

yes/no 
Declaration and copy of proof of obtaining pension /financial assistance form other sources , 
if any: 
I declare that, details given above are true and correct to my knowledge . 


(ii) 


( iii) 
( iv ) 


(vii ) 


(vii ) 


(viii ) 


13 . 


14 . 


Place 
Date 
Letter No/ Memo... 


( Signature of applicants) 

....Date - .. . 
Application recommended and forwarded . 

District Public Relation Officer 


PER TGE ( 3RITETU ), 13 3131ta 2015 

Annexure -" B " 
Recommendation 


Required investigation of the facts , given in the application of Mr./Mrs ./ 


. . . . . . . . . . 


Miss ... ....... 

............Designation ....... 

.............Name of 
media ...... .... ............place of work ...... 

..................has been done by me. 
My findings are as follows - 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( 1 ) 


Applicant is suitable to obtain monetary assistance under Bihar Journalist 


. . . . . 


. . . 


. . . . . . 


. . . . . . 


. . . . . . 


. . . . . . . . . 


. . . 


. . . . . . 


. . . . . . 


. . . . . . 


. . . 


. . . . . . 


. . . . . . 


. . . . . . 


Pension Scheme. 
( 2 ) Applicant is the widow / husband / unemployed son /unemployed daughter 

whose age is below 21 years , dependent/Father/Mother of late 
journalist/ photographer 

Mr./Mrs ./Miss ..... 
(Strike off which is not applicable ) 
(3) The age of applicant, as per the certificate of Date of Birth or other 
documents produced by him /her is ............... 

.......... ..... years. 
The annual income of the applicant from all sources is Rs.... 
(5) The details and facts given in the Performa given by applicant is correct to 
my knowledge and belief . 

Signature of the Recommending Officer 
Full Name 


como 


Designation 


Date 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far TTT ( 3FITETUT ) 921 -571 + 500 - odontol 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


